.. 


" 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

13 फाल्गुन 1935 ( श० ) 
संख्या 100 राँची, मंगलवार 

4 मार्च , 2014 ( ई० ) 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


अधिसूचना 
3 मार्च, 2014 


संख्या -3/प्रो0 -02- 01/ 2014 का . 2169 -- अवर सचिव, पशुपालन एवं मत्स्य विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री अशोक कुमार बंका, झा0प्र0से0 ( कोटि क्रमांक- 256 /03, 
गृह जिला- मुंगेर ) को दिनांक 13 अगस्त , 2013 के प्रभाव से अपर समाहर्ता एवं समकक्ष स्तर के 
पद पर वेतनमान रू0 15600 - 39100/- ग्रेड पे-7600 /- में वैचारिक रूप से प्रोन्नति दी जाती है । 

2. प्रोन्नत पदाधिकारी को वास्तविक वित्तीय लाभ प्रोन्नत पद पर प्रभार ग्रहण की 


तिथि से देय होगा । 


झारखंड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 4 मार्च 2014 


3. यह प्रोन्नति याचिका संख्या - डब्लू0पी0 (एस0 ) संख्या- 3795/03 में माननीय 


न्यायालय द्वारा पारित आदेश से प्रभावित होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अखिलेश कुमार बाजपेयी , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 100 _ 50 | 


